ma 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


Conts 


रा 


PANA 


KERAY 


HHAN 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , जुलाई 5 , 2013 / आषाढ़ 14 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5 , 2013 /ASHADHA 14 , 1935 


सं . 146 ] 
No. 146] 


महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 


MINISTRY OF WOMEN AND CHILD 

DEVELOPMENT 


अधिसूचना 


NOTIFICATION 


नई दिल्ली , 3 जुलाई, 2013 


New Delhi, the 3rd July, 2013 


सं . 4 - 5 / 2009 - डब्ल्यू. डब्ल्यू. ( एचएलसी ). - भारत सरकार 
ने दिनांक 24 मई, 2013 की अधिसूचना सं. 4- 5/2009 - डब्ल्यू. डब्ल्यू . 
( एचएलसी) द्वारा वर्ष 1989 से महिलाओं की स्थिति को समझने हेतु 
एक व्यापक अध्ययन कराने के साथ - साथ महिलाओं की आवश्यकताओं 
के समसामयिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त नीतिगत उपाय 
विकसित करने हेतु महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति का 
गठन किया । 


No. 4 -5 /2009 -WW (HLC ). — The Government of 
India has reconstituted the High Level Committee on the 
Status of Women to undertake a comprehensive study to 
understand the status of women since 1989 as well as to 
evolve appropriate policy interventions based on a 
contemporary assessment of Women s needs, vide 
Notification No . 4 -5 /2009 -WW (HLC ) dated 24th May , 2013 . 


2. उपरोक्त अधिसूचना के क्रम में भारत सरकार ने अगली 
व्यवस्था होने तक / अगले आदेश तक अंतरिम उपाय के रूप में उच्च 
स्तरीय समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में मंत्रालय में वरिष्ठ 
आर्थिक सलाहकार श्रीमती पदमजा मेहता के नामांकन का अनुमोदन 
कर दिया है । 


2 . In continuation of the above Notification , the 
Government of India has approved nomination of 
Smt.Padmaja Mehta , Sr. Economic Advisor in this Ministry 
as Ex-officio Member Secretary of the High Level Committee 
on the Status of Women as an interim measure till further 
arrangements /orders . 


डा . श्रीरंजन , संयुक्त सचिव 


Dr. SHREERANJAN , Jt. Secy. 


2978 GI/ 2013 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


